896 


HARYANA GOVT GAZ . JULY 8 , 1975 (ASAR . 17 , 1897 SAKA) 


[ PARTI 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 25 जून, 1975 
क्रमांक 141 3- ज ( II ) -75/18448.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ) तथा [ 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके 
सामने दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : -- 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का 


गांव व 


तहसील 


फसल वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


वार्षिक 
राशि 


रुपये 


1 


कुरुक्षेत्र 


पाई 


कैथल 


श्रीमती कलावती, विधवा 
श्री केवल राम 


खरीफ , 1964 से रबी , 


100 


1970 तक 


खरीफ़ , 1970 से 


158 


2 


मंढवाल 


श्री दलीप सिंह , पुत्र 
श्री टैहल सिंह 


रबी, 1973 से 


150 


दिनांक 26 जून , 1975 
क्रमांक 1095- ज I -75/ 18595.-- श्री सरदारा सिंह , पुन अलबाद सिंह , गांव बौन्द खुर्द, तहसील चरखी दादरी , 
जिला महेन्द्रगढ़ ( अब भिवानी ) की दिनांक 28 मार्च, 1974 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी 
पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन 
किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए) (1 ए) तथा 3( 1 ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश 
देते हैं कि श्री सरदारा सिंह को मुब्लिग 150 रुपए वार्षिक की जागीर जो , उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 2300 - ज- I- 72/299 14 , दिनांक 10 अगस्त, 1972, द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती शाहदरा 
देबी के नाम खरीफ़ , 1974 से 150 रुपए वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 

दिनांक 30 जून , 1975 
क्रमांक 15 24- ज ( 1) -75/ 18870, -पूर्वी पजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ), की धारा 2(ए )( 1) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी 
गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है 


कमाक 


जिला 


जागीर पाने 


गांव 


तहसील 


फासल / वर्ष 
जब से जागीर 


वाले का नाम 


वार्षिक 
राशि 


दी जानी है 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 भिवानी 


बोन्द कलां 


चरखी दादरी 


रबी , 1973 से 


श्री हरदधारी लाल , पुत्र 
श्यो नन्द 


150 


87 


PART 1) 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 8, 1975 (ASAR . 17 , 1897 SAKA ) 


897 


क्रमांक जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


फ़सल वर्ष जब से जागीर दी 

जानी है 


वार्षिक 
राशि 


11 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


रुपये 


2 - भिवानी 


मानकावास 


चरखी दादरी 


रबी, 1973 से 


150 


श्री नौबत राम , पुत्र 

हंस राम 
श्रीमती महा देबी , विधवा 
हरदवारी लाल 


3 


पहलादगढ़ 


” 


100 


रबी, 1966 से 

रबी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 
रबी , 1966 
रबी , .- 1970 तक 


150 


4 


श्री मंगल राम , पुत्र 


राजगढ़ 


भिवानी 


से 


११ 


राम करण 


100 


खरीफ़ , 1970 से 


150 


5 


डालेवास 


चरखी दादरी 


श्रीमती श्योकोरी , विधवा 

हीरानन्द 


रबी, 1973 से 


1-50 


6 


श्रीमती मनभरी, विधवा 


बादल 


झावर 


100 


रबी , 1968 से 
रबी , 1970 तक 
खरीफ़ , 1970 मे 
रबी , 1973 से 


150 


7 


बडसी 


बवानी खेडा 


150 


श्री माई लाल , पुत्र 
फतेह सिंह 


क्रमांक 1312 - ज(1) -75/18877.-- श्री जै लाल, पुत्र बसाऊ , गांव बीगोवा , तहसील चरखी दादरी , जिला महेन्द्रगढ़ 
( अब भिवानी ) की दिनांक 5 नवम्बर, 19 70. को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध 
पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) 
की धारा 4 एवं 2 (ए)( 1ए ) तथा 3( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि 
श्री जै लाल को मुब्लिग 100 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2262- र 
III -69/ 16015 , दिनांक 28 जून , 1969 , द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती नानटी देवी के नाम 
खरीफ़ , 1971 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 

क्रमांक 1158-ज ( I )-75/18881.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
अपनाया गया है तथा उस में आज तक संशोधन 

किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ए) तथा 3( ए ) के अनुसार सौंपे 
गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने 
दी फ़ासल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


वाषिक 


फ़सल वर्ष जब से 
जागीर दी गई है 


भिवानी 


श्री पोहकर राम , पुत्र 


झोझूकलां 


100 


चरखी 
दादरी 


सावल राम 


खरीफ़ , 1965 से 
रबी , 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 


150 


2 


इमलोटा 


रबी , 1973 से 


192 


150 


श्री राम नाथ , पुत्र 
निहाला 


